तीसगढ़ 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05- 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 87 ] 


रायपुर , सोमवार , दिनांक 11 मार्च 2019 - फाल्गुन 20, शक 1940 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019 


अधिसूचना 
संख्या 10 / 2019 - राज्य कर 


क्रमांक एफ -10- 12 / 2019 / वाक / पांच ( 28). - छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 7 ) ( एतश्मिन पश्चात् जिसे “ उक्त 
अधिनियम ” से संदर्भित किया गया है) की धारा 23 की उपधारा ( 2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों 
के आधार पर, एतदद्वारा , निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को , उस श्रेणी के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
पंजीकरण से छूट प्राप्त है, यथा : 


ऐसा कोई व्यक्ति जो कि माल की अनन्य आपूर्ति में लगा हो और जिसकापिछले वित्तीय वर्ष का कुल कारोबार चालीस लाख रुपये से अधिक न हो , 
लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर, 


( क ) 


जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 की अंतर्गत अनिवार्यपंजीकरण कराना जरूरी हो ; 


( ख ) जो कि ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3) में विनिर्दिष्ट हैं और उक्त सारणी के कॉलम (2 ) की 
तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक , शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों ; 


( ग ) जो कि अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम , नागालैंड , पुडुचेरी , सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्यों में अंत : राज्यीय आपूर्ति में 
संलग्न हों ; और 


( घ ) धारा 25 की उप धारा ( 3 ) के प्रावधानों के अंतर्गत विकल्प अपना रहे हों या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने 
पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं . 


173 


174 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2019 


सारणी 


क्र . सं . 


विवरण 


टैरिफ मद , उप शीर्षक , शीर्षक 

या अध्याय 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


21050000 


आईस क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ , चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं 


2106 90 20 


पान मसाला 


24 


ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हो . 


यह अधिसूचना 01 अप्रैल , 2019 से लागू होगी . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले , सचिव . 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019 


क्रमांक एफ -10 -12 / 2019/ वाक / पांच ( 28). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 10- 12 / 2019/ वाक / पांच (28), दिनांक 07 -3 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव . 


Atal Nagar, the 7th March 2019 


NOTIFICATION 
No . 10/ 2019 - StateTax 


No. F - 10 - 12 /2019 /CT /V (28). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 23 of the 
Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) ( hereafter referred to as the “ said Act” ), the State 
Government , on the recommendations of the Council, hereby specifies the following category of persons, as the 
category of persons exempt from obtaining registration under the said Act, namely, 


Any person , who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year 
does not exceed forty lakh rupees, except, - 


(a ) 


persons required to take compulsory registration under Section 24 of the said Act ; 


( b) persons engaged in making supplies of the goods, the description of which is specified in column (3 ) of the 
Table below and falling under the tariff item , sub -heading , heading or Chapter, as the case may be, as specified in the 
corresponding in column ( 2) of the said Table ; 


(iii ) persons engaged in making intra - State supplies in the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya , 
Mizoram , Nagaland , Puducherry, Sikkim , Telangana, Tripura, Uttarakhand; and 


(iv ) persons exercising option under the provisions of sub -section (3 ) of Section 25, or such registered persons 
who intend to continue with their registration under the said Act. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 मार्च2019 


174 ( 1 ) 


TABLE 


Sl.No. 


Description 


Tariff item, 
sub -heading , 
heading or 
Chapter 

( 2 ) 


( 3 ) 


2105 00 00 


Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. 


2106 9020 


Pan masala. 


3. 


24 


All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes . 


This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary . 


अटल नगर , दिनांक 7 मार्च2019 


अधिसूचना 
संख्या 11 / 2019 - राज्य कर 


क्रमांक एफ - 10 - 12 / 2019 / वाक /पांच ( 29). – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 7) (जिसे इस 
अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत 
व्यक्तियों को , जिनका पूर्ववर्तीवित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में 
अधिसूचित करती है , जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे . 


2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे , छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम , 2017 के अधीन ऐसे प्ररूप 
जीएसटीआर -1 में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट 
समयावधि तक प्रस्तुत करने है, अर्थात् : 


सारणी 


क्रम सं. 


प्ररूप जीएसटीआर - 1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि 


तिमाही,जिसके लिए प्ररूप 
जीएसटीआर- 1 में ब्यौरे प्रस्तुत 

किए जाते हैं 

( 2 ) 


( 3 ) 


अप्रैल - जून, 2019 


31 जुलाई, 2019 


3 . उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2 ) और धारा 39 की उपधारा (1 ) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति , 
ब्यौरों या विवरणी देने की समय - सीमा पश्चातवर्तीरूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव . 


174 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 मार्च2019 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019 


क्रमांक एफ - 10- 12 / 2019 / वाक / पांच ( 29) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ -10-12 /2019 / वाक /पांच (29 ), दिनांक 07 -3- 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव . 


Atal Nagar, the 7th March 2019 


NOTIFICATION 
No. 11/ 2019 - State Tax 


No. F - 10 - 12 /2019 /CT/ V (29 ). — In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Chhattisgarh Goods 
and Services Tax Act, 2017 ( 7 of 2017 ) ( hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, 
on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 
crore rupees in the preceding financial year or the current financial year , as the class of registered persons, who shall 
follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or 
both. 


2. The said registerd persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in Form 
GSTR - 1 under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules , 2017 , effected during the quarter as specified in column 
(2 ) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table, 
namely : 


TABLE 


Sl.No. 


Timeperiod for furnishing 
details in Form GSTR -1 


Quarter for which 
details in Form 
GSTR - 1 are 
furnished 

( 2 ) 


___ (1 ) 


____ 1. 


April-June, 2019 


31st July, 2019 


3. The time limit for furnishing the details or return , as the case may be, under sub -section (2 ) of Section 38 and 
sub -section ( 1) of Section 39 of the said Act , for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in 
the OfficialGazette . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

REENA BABASAHEB KANGALE , Secretary. 


अटल नगर , दिनांक 7 मार्च 2019 


अधिसूचना 
संख्या 12 / 2019 - राज्य कर 


क्रमांक एफ -10 -12/ 2019 / वाक / पांच (30). – आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7 ) (जिसे इस 
अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा,जिनका पूर्ववर्तीवित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1. 5 करोड़ 
रुपयों से अधिक है, अप्रैल, 2019 से जून , 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर 
अधिनियम , 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर - 1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के समय सीमा को विस्तारित करते हैं . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च2019 


174 ( 3 ) 


2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा ( 2 ) और धारा 39 की उपधारा ( 1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति , 
ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले , सचिव . 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च2019 


क्रमांक एफ - 10- 12 / 2019 / वाक / पांच (30). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 10 - 12 / 2019 / वाक / पांच (30 ), दिनांक 07 -3 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव . 


Atal Nagar , the 7th March 2019 


NOTIFICATION 
No. 12 / 2019 - State Tax 


No. F - 10 -12 /2019 /CT/ V ( 30 ). — In exercise of the powers conferred by second proviso to sub - section ( 1) of 
Section 37 read with Section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) ( hereafter in this 
notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommedations of the Council , hereby extends the 
time limit for furnishing the details of outward supplies in Form GSTR - 1 under the Chhattisgarh Goods and Services Tax 
Rules , 2017 , by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the 
preceding financial year or the current financial year, for each ofthe months form April, 2019 to June , 2019 till the eleventh 
day of the month succeeding such month . 


2 . The time limit for furnishing the details or return , as the case may be, under sub - section (2 ) of Section 38 and 
sub -section (1 ) of Section 39 of the said Act , for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in 
the OfficialGazette . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary. 


अटल नगर , दिनांक 7 मार्च2019 


अधिसूचना 
संख्या 13 / 2019 - राज्य कर 


क्रमांक एफ - 10 - 12 / 2019 / वाक / पांच (31). - आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 
उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप -नियम (5 ) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना 
में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि अप्रैल , 
2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी ऐसे मास के उत्तरवर्तीमास के बीसवे दिन को या उससे पूर्व 
सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी. 


2. प्ररूप जीएसटीआर - 3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय :- प्ररूप जीएसटीआर - 3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात ,जिसको उससे 
उक्त विवरणी को देने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके , उक्त अधिनियम के अधीन संदेय 
कर, ब्याज, शास्ति , फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव. 


174 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 मार्च2019 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च2019 


क्रमांक एफ - 10 - 12/ 2019/ वाक / पांच ( 31). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 10 - 12 / 2019 / वाक / पांच (31), दिनांक 07 - 3 -2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव. 


Atal Nagar, the 7th March 2019 


NOTIFICATION 
No . 13/ 2019 - State Tax 


No. F - 10 -12/2019 /CT /V (31). — In exercise of the powers conferred by Section 168 ofthe Chhattisgarh Goods 
and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) ( hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub -rule (5 ) of 
rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 ( hereafter in this notification referred to as the said 
rules),the Commissioner, on the recommedations of the Council, hereby specifies that the return in Form GSTR - 3B of the 
said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common 
portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month . 


2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per form GSTR -3B .- Every registered person furnishing the 
return in Form GSTR -38 of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his 
liability towards tax , interest, penalty , fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic 
cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be , not later than the the last date , as specified in the first 
paragraph , on which he is requird to furnish the said return . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

REENA BABASAHEB KANGALE , Secretary . 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च2019 


अधिसूचना 
संख्या 14 / 2019 - राज्य कर 


क्रमांक एफ -10- 12/ 2019/ वाक / पांच ( 32). – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 7) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा ( 1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के 
वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 8/ 2017 - राज्य कर, क्रमांक एफ - 10 - 46 / 2017 / वाक / पांच ( 90), दिनांक 1 जुलाई, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के 
राजपत्र ( असाधारण) में , क्रमांक 274 तारीख 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया था , को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण 
से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था , परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति , जिसका पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्षमें संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर 
के बदले में , छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा : 


परंतु पूर्ववर्तीवित्तीय वर्षमें उक्त संकलित आर्वत निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में , उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पात्र व्यक्ति 
रजिस्ट्रीकृत की दशा में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात् : 


(i) 


अरूणाचल प्रदेश , 


मणिपुर, 


मेघालय , 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2019 


174 ( 5 ) 


(iv) 


मिजोरम , 


नागालैंड , 


सिक्किम , 


( vii ) 


त्रिपुरा , 


( viii ) 


उत्तराखंड : 


परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम, की धारा 10 की उपधारा (1 ) के अधीन संयुक्त उदग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं 
होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी के स्तंभ ( 3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2 ) में की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है : 


सारणी 


क्रम सं . 


विवरण 


टैरिफ मद, उपशीर्ष , शीर्ष 

या अध्याय 
( 2 ) 


( 3 ) 


2105 00 00 


आईसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ , चाहे उसमें कोका मिला है नहीं. 


2106 90 20 


पान मसाला. 


24 


सभी माल , अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प . 


स्पष्टीकरण . 


इस सारणी में , " टैरिफ मद ”, “ उपशीर्ष ”, “ शीर्ष ” और “ अध्याय ” से सीमाशुल्क अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली 
अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा . 


उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और 
अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं , के निर्वचन के लिएनियम, जहां तक हो सके , इस अधिसूचना के निर्वचन को 
लागू होंगे. 


यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव , 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च2019 


क्रमांक एफ -10 -12 / 2019/ वाक / पांच ( 32 ). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ -10- 12 /2019/ वाक / पांच ( 32), दिनांक 07 - 3-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव . 


174 (6 ) 


ESTETIC T6147 , ferich 11 HIZ 2019 


AtalNagar ,the 7th March 2019 


NOTIFICATION 
No. 14 /2019 - State Tax 


No. F - 10 - 12 /2019 /CT/V (32 ). — In exercise of the powers conferred under the proviso to sub -section (1 ) of 
Section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) (hereinafter referred to as the said Act ), and 
in supersession of the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 08 /2017 -State Tax 
notification No. F - 10 -46 /2017/CT /V (90 ), dated the 1st July, 2017 published in the Gazette (Extraordinary ) of Chhattisgarh , 
No. 274 , dated the 4th July, 2017 , except as things done or omitted to be done before such supersession , the State 
Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person , whose 
aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu 
of the tax payable by him under sub -section ( 1) of Section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 
of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules , 2017 : 


Provided that the said aggregate turnover in the preceding financial year shall be seventy - five lakh rupees in 
the case of an eligible registered person , registered under Section 25 of the said Act, in any of the following States, 
namely : 


Arunachal Pradesh , 


Manipur, 


Meghalaya , 


(iv ) 


Mizoram , 


(v ) 


Nagaland, 


( vi) 


Sikkim , 


(vii) 


Tripura , 


(viii ) 


Uttarakhand : 


Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub - section 
(1 ) of Section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in 
column ( 3) of the Table below and falling under the tariff item , sub -heading , heading or Chapter , as the case may be , as 
specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


Sl.No. 


Description 


Tariff item , 
sub -heading, 
heading or 
Chapter 

(2 ) 


2105 00 00 


Ice cream and other edible ice , whether or not containing cocoa . 


21069020 


Pan masala . 


All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes. 


Explanation . 


(1) In this Table, “ tariff item ” , “ sub-heading", " heading” and “ chapter " shallmean respectively a tariff item , sub 
heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ). 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2019 


174 ( 7 ) 


( ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975), including 
the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be , to the 
interpretation of this notification . 

This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

____ REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary. 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2019 


अधिसूचना 
संख्या 2/ 2019 - राज्य कर ( दर ) 


क्रमांक एफ -10- 12 / 2019/ वाक /पांच (33 ). – छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 
का 7) ( एतश्मिन पश्चात जिसे “ उक्त अधिनियम ” से संदर्भित किया गया है ) की धारा 9 की उप 
धारा ( 1), धारा 11 की उप धारा ( 1) और धारा 16 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से 
संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा , अधिसूचित करती है कि नीचे दी 
गई सारणी के कॉलम ( 1) में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंत : राज्यीय आपूर्ति 
पर राज्य कर को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के 
अधीन रहते हए , कॉलम ( 2 ) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से लगाया जाएगा, यथा : 

सारणी 
आपूर्ति का विवरण 

शर्ते 
( प्रतिशत ) 
( 1 ) 

( 3 ) 


दर 


( 2 ) 


किसी भी पंजीकृत व्यक्ति 

द्वारा किसी भी वित्तीय 
वर्ष में 01 अप्रैल को या 
उसके पश्चात पचास लाख 
रुपए तक के सकल 
कारोबार तक माल या 
सेवाओं या दोनों की की 
जाने वाली प्रथम आपूर्ति 


1 . आपूर्ति ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाती हो , - 
(i) जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार पचास 
लाख रुपए या इससे कम रहा हो ; 
( ii ) जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा ( 1) के 
अंतर्गत कर का भुगतान करने के पात्र न हों ; 
( iii ) जो ऐसी किसी आपूर्ति में संलग्न न हों जिन पर उक्त 

अधिनियम के अंतर्गत कर न लगाया जाता हो ; 
(iv ) जो कि किसी प्रकार के अंतर्राज्यीय बाह्य आपूर्ति में 
संलग्न न हों ; 
| (v ) जो कि न तो नैमित्तिक कर दाता हों और न ही कर 

देने वाले अनिवासी व्यक्ति हो ; 
| ( vi ) जो कि ऐसे इलैक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से 

आपूर्ति करने में संलग्न न हों जो कि धारा 52 के अंतर्गत 
स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित हो ; और 
( vii ) जो कि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न न हों 
जिनका विवरण नीचे दिए गए अनुबंध के कॉलम ( 3) में 
विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त अनुबंध के कॉलम (2 ) की 
तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद , उक्त शीर्षक , 
शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो , के अंतर्गत आती हों । 


174 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2019 


| 2. जहां कि एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति के पास वही 
परमानेंट एकाउंट नंबर हो जो कि आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) के अंतर्गत जारी किया गया हो , वहां ऐसी 
आपूर्तियों पर राज्य कर का भुगतान ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा 
इस अधिसूचना के कॉलम ( 2) में यथाविनिर्दिष्ट दर से किया 
जाता हो । 
3. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा की गई आपूर्ति के 
प्राप्तकर्ता से न तो किसी कर की वसूली करेगा और न ही वह 
किसी प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा । 
4. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप 
धारा (3 ) के उपवाक्य ( ग) में यथा संदर्भित आपूर्ति बिल, टैक्स 
इनवायस के स्थान पर, जारी करेगा और इसमें छत्तीसगढ़ 
माल और सेवाकर नियमावली के नियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट 
ब्यौरे भी दिए जाएंगे । 
5. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति आपूर्ति बिल के शीर्ष पर 
निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख करेगा , यथा:- ‘ अधिसूचना 
संख्या 2/2019- राज्य कर ( दर), दिनांक 07. 03.2019 के अनुसार 
कर का भुगतान करने वाला करदाता व्यक्ति , जो कि आपूर्ति 
पर कर की वसूली करने के लिए पात्र नहीं है . 


6 . ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत 
तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान के विकल्प का 
चयन करता है वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 
1 ( 1 ) या धारा 11 के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना 
के बावजूद कॉलम (1 ) में विनिर्दिष्ट सभी बाह्य आपूर्तियों पर 
तीन प्रतिशत के दर से राज्य कर का भुगतान करने का दायी 
होगा । 


7 . ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत 
तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर के भुगतान का विकल्प का 
चयन करता है वह उस अंत : आपूर्ति पर राज्य कर का 
भुगतान करने का दायी होगा जिस पर वह उक्त अधिनियम 
की धारा 9 की उप धारा ( 3 ) या , जैसी भी स्थिति हो उप धारा 
( 4) के अंतर्गत कर के भुगतान का दायी होता हो । 


स्पष्टीकरण -इस अधिसूचना के उद्देश्य से इस अधिसूचना के 
अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की प्रात्रता का 
निर्धारण किए जाने हेतु “ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की 
प्रथम आपूर्ति की अभिव्यक्ति में वे आपूर्तियां आएंगी जो कि 
किसी वित्तीय वर्ष के पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 मार्च2019 


174 ( 9 ) 


की होंगी जिस तारीख से वह व्यक्ति , पंजीकरण कराए जाने 
का पात्र बन जाता हो लेकिन इस अधिसूचना के अंतर्गत देय 
कर के निर्धारण के उद्देश्य में ऐसी आपूर्तियां नहीं आएंगी जो 
कि किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख 
तक की हों जिस तारीख से वह इस अधिनियम के अंतर्गत 
पंजीकरण का पात्र बनता हो । 


अनुबंध 


क्र . 


विवरण 


टैरिफ मद , उप शीर्षक , 

शीर्षक या अध्याय 


सं . 
( 1) 


( 3 ) 


( 2 ) 
2105 00 00 


| आईस -क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ , चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या 


नहीं 


2106 90 20 

24 


3 


पान मसाला 
ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों । 


2. इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान करने के लिए 
किसी पंजीकृत व्यक्ति की पात्रता के निर्धारण के लिए सकल कारोबार की गणना में ब्याज या बट्टा 
के माध्यम से अभिव्यक्त प्रतिफल की जहां तक बात हो वहां तक जमा , ऋण या अग्रिम को देकर 
छूट प्राप्त सेवाओं की की जाने वाली आपूर्ति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा । 


3. स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य से , 
(i) “ टैरिफ मद ”, “उप - शीर्षक ”, “शीर्षक ” और “ अध्याय " का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ 
अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद , उप - शीर्षक , 
शीर्षक और अध्याय का है । 


(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची, जिसमें इस प्रथम 
अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स तथा सामान्य स्पष्टीकरण नोट्स भी जैसी भी स्थिति हो , 
शामिल हैं , कि व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भी लागू होंगे । 


4. 


यह अधिसूचना 01 अप्रैल , 2019 से लागू होगी । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले , सचिव . 


174 ( 10 ) 


FORTUNE 116431, Fastich 11 HT 2019 


3PC 


PR , fealich 7 Href 2019 


strich 1945. - 10 - 12 / 2019 /214 / 12 (33). — Hra o fato37TJE 348 o CUE (3) BEFRUTA fahrt STORITAT 
SAHİF 94 - 10 - 12 / 2019/ 214 / 412 ( 33 ), Fenix 07 -3- 2019 FT BIG gare Tofyla da unfalcore À VACGRIUHRTA PUGIAT 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले , सचिव , 
Atal Nagar , the 7th March 2019 


NOTIFICATION 
No. 2 /2019 - State Tax (Rate ) 


( 1 ) 


No. F - 10 - 12/2019/CT/V (33 ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
9 , sub -section (1 ) of section 11, sub -section (1 ) of section 16 of the Chhattisgarh Goods and 
Services Tax Act, 2017 (7 of 2017 ) (here in after referred to as the “ said Act” ), the State 
Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary 
in the public interest so to do , hereby notifies that the State tax , on the intra - State supply of 
goods or services or both as specified in column ( 1) of the Table below , shall be levied at the 
rate specified in the corresponding entry in column (2 ), subject to the conditions as specified in 
the corresponding entry in column (3 ) of the said table below , namely : 

Table 
Description of supply Rate 
(per 

Conditions 
cent.) 
(2 ) 

( 3 ) 
First supplies of goods or 1 .Supplies are made by a registeredperson , - 
services or both upto an 

(i) whose aggregate turnover in the preceding 
aggregate turnover of fifty 

financial year was fifty lakh rupees or below ; 
lakh rupees made on or after 

(ii ) who is not eligibleto pay tax under sub -section 
the 15 day of April in any 

| (1 ) of section 10 of the said Act; 
financial year, by a registered 
person . 

( iii) who is not engaged in making any supply 
which is not leviable to tax under the said Act; 
( iv ) who is not engaged in making any inter -State 
outward supply ; 
(v ) who is neither a casual taxable person nor a 
non -resident taxable person ; 
(vi) who is not engaged in making any supply 
through an electronic commerce operator who is 
required to collect tax at source under section 52 ;and 
( vii ) who is not engaged in making supplies of the 
goods, the description of which is specified in column 
( 3) of the Annexure below and falling under the tariff 
item , sub -heading , heading or Chapter, as the case may 
be , as specified in the corresponding entry in column 
(2 ) of the said annexure . 


ESTATE TG4ST , GEHICH 11 HTZ 2019 


174 (11) 


2 .Where more than one registered person are having 
the same Permanent account Number, issued under the 
Income Tax Act, 1961(43 of 1961), State tax on 
supplies by all such registered persons is paid at the 
rate specified in column (2 ) under this notification . 


3 . The registered person shall not collect any tax from 
the recipient on supplies made by him nor shall he be 
entitled to any credit of input tax . 


4 . The registered person shall issue, instead of tax 
invoice, a bill of supply as referred to in clause (c ) of 
sub -section ( 3 ) of section 31 of the said Act with 
particulars as prescribed in rule 49 of Chhattisgarh 
Goods and Services Tax Rules. 


5 . The registered person shall mention the following 
words at the top of the bill of supply , namely :-“ taxable 
personpaying tax in terms of notification No. 2 /2019 
State Tax (Rate ) dated 07 .03.2019 , not eligible to 
collect tax on supplies ”. 


6 . The registered person opting to pay State tax at the 
rate of three percent. under this notification shall be 
liable to pay State tax at the rate of three percent on all 
outward supplies specified in column ( 1) 
notwithstanding any other notification issued under 
sub -section (1 ) of section 9 or under section 11 of said 
Act. 


7 . The registered person opting to pay State tax at the 
rate of three percent under this notification shall be 
liable to pay State tax on inward supplies on which he 
is liable to pay tax under sub - section ( 3 ) or, as the case 
may be, under sub -section (4 ) of section 9 of said Act 
at the applicable rates. 


Explanation . For the purposes of this notification , the 
expression “ first supplies of goods or services or both ” 
shall, for the purposes of determining eligibility of a 
person to pay tax under this notification , include the 
supplies from the first day of April of a financial year 
to the date from which he becomes liable for 
registration under the said Act but for the purpose of 


174 ( 12 ) 


THE TG47 , fetich 11 Alef 2019 


determination of tax payable under this notification 
shall not include the supplies from the first day of 
April of a financial year to the date from which he 
becomes liable for registration under the Act. 


ANNEXURE 


Sl. No. 


Description 


Tariffitem , sub 
heading, heading 

or Chapter 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


2105 00 00 


2106 90 20 

24 


Ice cream and other edible ice , whether or not containing 
cocoa . 
Pan masala 
| All goods, i.e . Tobacco and manufactured tobacco substitutes 


2 . In computing aggregate turnover in order to determine eligibility of a registered person to 
pay State tax at the rate of three percent under this notification , value of supply of exempt 
services by way of extending deposits , loans or advances in so far as the consideration is 
represented by way of interest or discount, shall not be taken into account. 


3 . Explanation . - For the purpose of this notification , - 
(i) “ tariff item ” , “ sub -heading " , " heading ” and “ chapter" shall mean respectively a tariff item , 
sub -heading, heading and chapters specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act , 
1975 (51 of 1975 ). 


(ii)the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 
of 1975 ), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the 
First Schedule shall , so far as may be, apply to the interpretation of this notification . 


4 . This notification shall come into force onthe 1stday of April , 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक11 मार्च 2019 


174 ( 13 ) 


अटल नगर , दिनांक 8 मार्च 2019 


आदेश 
संख्या 3 / 2019 - राज्य कर 


क्रमांक एफ -10 - 12 / 2019/ वाक / पांच ( 34). – जहां कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) ( एतश्मिन पश्चात 
जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 31 की उपधारा ( 3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि छूट 
प्राप्त माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता हो या धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो, टैक्स इनवायस के बदले आपूर्ति बिल जारी 
करेगा और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि उक्त उपवाक्य के दायरे में नहीं आता है को , टैक्स इनवायस जारी करना होगा; 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार 
पर, एतद्वारा , कठिनाईयों के निवारण के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथा : 


1. 


संक्षिप्त शीर्षक - इस आदेश को छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर ( कठिनाइयों का तृतीय निवारण ) आदेश, 2019 कहा जाएगा . 


2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा , स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा ( 3) के उपवाक्य ( ग ) के प्रावधान उसी 
व्यक्ति पर लागू होंगे जो कि अधिसूचना संख्या 2 / 2019 राज्य कर ( दर), दिनांक 07 - 03 -2019,जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया 
गया था , के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो . 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019 


क्रमांक एफ - 10- 12 / 2019/ वाक / पांच ( 34). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग का आदेश 
क्रमांक एफ -10 -12 / 2019/ वाक / पांच (34), दिनांक 08- 3- 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीना बाबासाहेब कंगाले , सचिव . 


Atal Nagar, the 8th March 2019 


ORDER 
No. 3 / 2019 - State Tax 


No. F - 10 -12 /2019/CT/ V (34). - Whereas, clause (c ) of sub-section(3 ) of Section 31 the Chhattisgarh Goods 
and Services Tax Act, 2017 ( 7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) provides that a registered person supplying 
exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of Section 10 shall issue, instead of a tax invoice , 
a bill of supply, and therefore any person not covered by the said clause has to issue a tax invoice ; 


Now , Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the said Act, the State Government, on 
recommendations of the Council , hereby makes the following Order , to remove the difficulties, namely : 


Short title . - This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax ( Third Removal ofDifficulties ) 
Order, 2019 . 


2. For the removal of difficulties, itis hereby clarified that provisions of clause (c) of sub -section (3) of Section 31 
of the said Act shall apply to a person paying tax under notification No. 2 / 2019 - State Tax (Rate) dated 07 - 03 -2019 
published in the Gazette of Chhattisgarh . 


By order and in the name of the Governor ofChhattisgarh , 

____ REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


